पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 -14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -14] रुड़की, शनिवार , दिनांक 09 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 18 , 1934 शक सम्वत् ) [ संख्या -10 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

पृष्ठ संख्या 

वार्षिक चन्दा 


रु0 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... 


3075 


79 - 81 


1500 


77 - 78 


1500 


975 


भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया । 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


07 - 13 


975 


975 


975 


पाट 


975 


975 
975 


21 - 23 


1425 


79 - क 


80 


उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

विज्ञप्ति / त्याग - पत्र 


18 फरवरी, 2013 ई० 


संख्या 88 / VIII / 13 - 06 ( ई0एस0आई0 ) / 2008 - निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड, देहरादून 
के पत्रांक पी0एफ0 / 92 / 2012 - 13, दिनांक 10 जनवरी, 2013 एवं इसके साथ संलग्न डॉ० भारत भूषण ,चिकित्साधिकारी, 

बीमा योजना, रुद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के प्रार्थना पत्र दि0 12 अक्टूबर , 2012 पर सम्यक 
विचारोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग - पत्र नियमावली, 2003 के नियम 5 के अधीन दिनांक 01 मई , 2009 से 

मा योजना , औषधालय, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के पद से डॉ0 भारत भूषण 
का त्याग - पत्र स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ० रणबीर सिंह, 

प्रमुख सचिव । 


वन एवं पर्यावरण अनुभाग - 1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश 

13 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 136 / X - 1 - 2013 - 4( 24 ) / 2009 - भारतीय वन सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों 
को वन संरक्षक वेतनमान , ₹ 37, 400 - 67, 000 एवं ग्रेड वेतन ₹ 8, 900 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र0 सं0 अधिकारी का नाम 

बैच वर्ष 


श्री विवेक पाण्डे 


1998 


श्री नरेश कुमार 


1999 


श्री मनोज चन्द्रन 


1999 


श्री निशांत वर्मा 


1999 


श्री सुरेन्द्र मेहरा 


1999 


2. श्री सुरेन्द्र मेहरा (भा0व0से0 – 1999), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कॉलेज , देहरादून में 
तैनात है । अतः श्री मेहरा को वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति राज्य में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अनुमन्य होगी । 

3. उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18 , 1934 शक सम्वत् ) 


सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग - 1 

कार्यालय आदेश 


13 फरवरी, 2013 ई० 
संख्या 188 / XXXI (1 ) / 2012 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 
निजी सचिवों को उनके आसन्न कनिष्ठ कार्मिकों की वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति की तिथि 30. 09. 2008 
से वेतनमान ₹ 10 , 000 - 15, 200 ( पुनरीक्षित वेतनमान, ₹ 15,600 - 39,100 , ग्रेड वेतन ₹ 6,600) में निम्न विवरणानुसार 
प्राकल्पिक (नोशनल ) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र0 सं0 


अधिकारी का नाम 


श्रीमती शोभा भट्ट 


___ 2. 


श्री मदन सिंह कुंजवाल 


2. उपरोक्त निजी सचिवों को , उनसे कनिष्ठ निजी सचिवों की पदोन्नति की तिथि से नोशनल रूप से 
पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप इन्हें पिछले वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा किन्तु उक्त अवधि का 
लाभ वेतन निर्धारण हेतु देय होगा । वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर वास्तविक पदोन्नति की तिथि से एरियर का भुगतान 
देय होगा । 


3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा उक्त कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन 
है । भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी 
उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम 
में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


ओमप्रकाश, 
प्रमुख सचिव । 


पी०एस०यू० ( आर०ई० ) 10 हिन्दी गजट / 154 - भाग 1 - 2013 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


ज्यपाल 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 


January 31, 2013 


No . 04 UHC / XIV - a- 35/ Admin. A/ 2011 -- Sri Jaipal Singh, Special Judicial Magistrate, Haldwani , District 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 08 days w .e . f. 14 .01. 2013 to 21.01. 2013 with permission to 
prefix 12 .01. 2013 & 13 .01 .2013 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar ( Inspection ). 


January 31, 2013 
No. 05 UHC /XIV /5 / Admin . A / 2008 -- SriRajoo Kumar Srivastava, Chief JudicialMagistrate , Champawat 
is hereby sanctioned medical leave for 09 days w .e.f. 02 .01. 2013 to 10 .01.2013. 


By Order ofHon ble Vacation Judge , 

Sd / 


Registrar ( Inspection ). 


77 - ख 


BTROUE TOC , 09 HII , 2013 $ o (VIME 18 , 1934 215 Haa ) 


[PTT 1 


January 31, 2013 
No . 06 UHC /XIV -a - 1/ Admin . A / 2009 -- Sri Rakesh Kumar Singh , Civil Judge (Sr. Div.), TehriGarhwal is 
hereby sanctioned earned leave for 18 days w . e.f. 02 .01.2013 to 19 .01.2013with permission to suffix 20 .01. 2013 
as Sunday holiday . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


January 31, 2013 


No. 07 UHC /XIV /74 /Admin . A /2003 -- Sri Bharat Bhushan Pandey, Additional Registrar- II, High Court of 
Uttarakhand ,Nainital is hereby sanctioned earned leave for 4 days w .e . f. 21.01.2013 to 24 .01. 2013 with permission 
to prefix 19 .01. 2013 & 20 .01. 2013 as Saturday & Sunday holidays and to suffix 25 . 01. 2013, 26 .01. 2013 and 
27 .01.2013 as Barawafat , Republic Day and Sunday holidays respectively ,for the perpose of L. T.C . 


By Order of Hon ble Chief Justice , 


Sd / 


Registrar ( Inspection ). 


Moghoyo (31Togo ) 10 for TOT / 154 – 1 1 – – 2013 (orac / UYI 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 09 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय 
निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय , जिला पंचायत , टिहरी गढ़वाल 

सूचना 

20 फरवरी, 2013 ई० 
पत्रांक 2108 / बारह - कर / गजट / 2012 - 13 - जिला पंचायत , टिहरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला 
पंचायत अधिनियम , 1961 (यथा संशोधित 1995) की धारा 239( 2) एवं 145 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुये गजट नोटिफिकेशन संख्या 131 / 3 - 4 (3) / 96 - 97, दिनांक 06. 06.1998 में प्रकाशित, जो जिला टिहरी गढ़वाल के 
ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के व्यवसायकर्ताओं से संबंधित है , में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न उपविधियां 
पारित करती है । यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन 
के अन्तर्गत जिला पंचायत , टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियों के कारणों सहित कार्यालय समय 
में प्रस्तुत कर दें । 30 दिन के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तत्पश्चात् 
उपविधियों की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । 

( लाईसेन्स शुल्क की दरें ) 
पूर्व में स्वीकृत उपविधियां । 

वर्तमान में संशोधित दर 
क्र० व्यवसाय का प्रकार दर क्र0 व्यवसाय का प्रकार 

दर 
लाईसेन्स शुल्क 


सं0 


सं0 


6 


___ 3 

100 .00 


4 
1. 


1. 


200 .00 


प्रत्येक कपड़ा, परचून आदि 
सम्मिलित पर 
केवल कपड़ा या परचून की 
दुकान पर 
प्रत्येक चाय होटल या हलवाई पर 


5 
प्रत्येक कपड़ा, परचून आदि 
सम्मिलित पर 
केवल कपड़ा या परचून की 
दुकान पर 
प्रत्येक चाय होटल या हलवाई पर 


___ 50.00 


2. 


100 . 00 


3. 


50 . 00 


150 . 00 


7 - घ 


उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


2 


6 


100. 00 


200 . 00 


4. केवल होटल भोजनालय पर 
5. होटल जहां पर यात्रियों की ठहरने 

की व्यवस्था हो 
(1 ) जहां 1 से 10 यात्री ठहरने 

की व्यवस्था हो 
( 2) जहां 10 से 20 यात्री ठहरने 

की व्यवस्था हो 


4 

5 
4. केवल होटल भोजनालय पर 
5. होटल जहां पर यात्रियों के ठहरने 

की व्यवस्था हो 
(1) जहां 1 से 10 यात्री ठहरने 

की व्यवस्था हो 
(2) जहां 10 से 20 यात्री ठहरने 

की व्यवस्था हो 


100 . 00 


300 . 00 


700 . 00 


1 , 500 .00 


( 3 ) 


1, 500. 00 


2 , 000 . 00 


जहां 20 से अधिक यात्री 
ठहरने की व्यवस्था हो 


जहां 20 से अधिक यात्री 
ठहरने की व्यवस्था हो 


नोट - डबल बैड की गिनती 

दो शैय्याओं की मानी 
मानी जायेगी 


नोट - डबल बैड की गिनती 

दो शैय्याओं की मानी 
मानी जायेगी 


500. 00 


2,000 .00 


3, 000 .00 


3, 000.00 


50 . 00 


200 .00 


___ 100.00 


150. 00 


( 4) होटल जिसमें खेल उपकरण 

झूला, ची, स्वीमिंगपुल एवं 
पैडल बोट तथा आवास 

व्यवस्था हो 
(5) तीन सितारा व पाँच सितारा 

होटल , जो आधुनिक सुविधाओं 

से मुक्त हों 
(6) होटल तथा पर्यटक स्थलों के 

गाईड व्यवसाय पर दर 
6. (1) प्राईवेट प्रैक्टिशनर जो मात्र 

परामर्श शुल्क लेते हों 

( दवाई न देते हों ) 
( 2 ) डाक्टर जो प्रैक्टिस करते हों , 

दवाई भी देते हों 
मेडिकल स्टोर केमिस्ट की 

दुकान पर 
नाई , धोबी, मोची : 
( 1) नाई , धोबी, मोची जो सड़क पर 

ठेली लगाकर कार्य करते हों 
नाई, धोबी, मोची जो पक्की दुकान 

पर कार्य करते हों 
(3) ड्राईक्लीनर जो मशीन से कपड़े 

धोते हों 
8. फोटोग्राफर की दुकान पर दर 

फोटोग्राफर जो सड़क पर कार्य 
करते हैं 


( 4 ) होटल जिसमें खेल उपकरण 

झूला, चीं , स्वीमिंगपुल एवं 
पैडल बोट तथा आवास 

व्यवस्था हो 
(5) तीन सितारा व पाँच सितारा 

होटल, जो आधुनिक सुविधाओं 

से मुक्त हों 
(6) होटल तथा पर्यटक स्थलों के 

गाईड व्यवसाय पर दर 
6. (1) प्राईवेट प्रैक्टिशनर जो मात्र 

परामर्श शुल्क लेते हों 
( दवाई न देते हों ) 
डाक्टर जो प्रैक्टिस करते हों , 
दवाई भी देते हों । 
मेडिकल स्टोर केमिस्ट की 

दुकान पर 
7. नाई , धोबी, मोची : 
(1) नाई , धोबी, मोची जो सड़क पर 

ठेली लगाकर कार्य करते हों 
नाई , धोबी, मोची जो पक्की दुकान 

पर कार्य करते हों 
( 3) ड्राईक्लीनर जो मशीन से कपड़े 

धोते हों 


200 . 00 


200 .00 


200 . 00 


250 . 00 


एप 


20 .00 


50 . 00 


60 . 00 


100. 00 


100 . 00 


150.00 


100 . 00 


150. 00 


30. 00 


8. फोटोग्राफर की दुकान पर दर 

फोटोग्राफर जो सड़क पर कार्य 
करते हैं 


150 .00 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


30 . 00 


___ 1 

2 
9. फोटो स्टेट / एस0टी0डी0 / मोबाइल 50 .00 9. फोटो स्टेट / एस0टी0डी0 / मोबाइल 100. 00 
की दुकान पर 

की दुकान पर 
10. पुस्तक, कॉपी, पत्रिका की दुकान पर 60.00 10. पुस्तक , कॉपी, पत्रिका की दुकान पर 100 .00 
11. पान , बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर 50.00 11. पान , बीड़ी, सिगरेट की दुकान पर 100.00 
12. सब्जी, फल - फूल की दुकान पर 50. 00 12. सब्जी, फल - फूल की दुकान पर 

200 . 00 
13. विसातखाने की दुकान पर 30.00 13. विसातखाने की दुकान पर 

100.00 
14 . लोहार तथा बर्तन मरम्मत की दुकान पर 30.00 14. लोहार तथा बर्तन मरम्मत की दुकान पर 100 .00 
15 . सरिया सीमेंट की दुकान पर 250 . 00 15. सरिया सीमेंट की दुकान पर 

400. 00 
___ 1. सरिया सीमेंट का गोदाम 300. 00 1. सरिया सीमेंट का गोदाम 

500. 00 
16. बेतल, स्टेनलेस स्टील, ताले , एल्युमुनियम 200. 00 16 . बेतल, स्टेनलेस स्टील, ताले , एल्युमुनियम 200. 00 
सब्बल , घन , कील आदि हार्डवियर 

सब्बल , घन , कील आदि हार्डवियर 
17 . भवन सामग्री निर्माण की दुकान पर 500. 00 17 . भवन सामग्री निर्माण की दुकान पर 600 . 00 
18. प्लास्टिक , चमड़ा व कपड़े की दुकान पर 100 . 00 18. प्लास्टिक , चमड़ा व कपड़े की दुकान पर 150 .00 
19. सोने, चांदी के आभूषणों की दुकान पर 200. 00 19 . सोने, चांदी के आभूषणों की दुकान पर 250 . 00 
20 . सोने , चांदी के आभूषणों की मरम्मत 100. 00 20 . सोने, चांदी के आभूषणों की मरम्मत 200 . 00 
की दुकान पर 

की दुकान पर 
21. ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी या कोयले 30 . 00 21 . ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी या कोयले 200. 00 
की दुकान पर 

की दुकान पर 
22. (1) पेट्रोल, डीजल पम्प या इस प्रकार 500.00 22. (1) पेट्रोल , डीजल पम्प या इस प्रकार 1, 000. 00 
___ के अन्य व्यवसाय पर 

के अन्य व्यवसाय पर 
( 2) मिट्टी के तेल की दुकान पर 30. 00 ( 2) मिट्टी के तेल की दुकान पर 400. 00 

(3) गैस सिलेण्डर, चूल्हे की दुकान पर 200.00 (3) गैस सिलेण्डर, चूल्हे की दुकान पर 400.00 
23. (1 ) साईकिल, मोटर साईकिल, स्कूटर 60.00 23. (1) साईकिल, मोटर साईकिल, स्कूटर 100. 00 
की मरम्मत की दुकान पर 

की मरम्मत की दुकान पर 
( 2 ) टायर पंचर किसी भी प्रकार का कार्य 20 .00 ( 2 ) टायर पंचर किसी भी प्रकार का कार्य 100. 00 
( 3) गैस वैल्डिंग फेब्रीकेशन का कार्य 100 . 00 (3) गैस वैल्डिंग फेब्रीकेशन का कार्य 150.00 
( 4) सभी प्रकार की गाड़ी मरम्मत 150 . 00 

सभी प्रकार की गाड़ी मरम्मत 200 . 00 
( वर्कशाप) पर 

( वर्कशाप ) पर 
(5) बैट्री मरम्मत की दुकान पर 

( 5) बैट्री मरम्मत की दुकान पर 
24. (1) विद्युत सामान व मरम्मत की दुकान पर 40 . 00 ___ 24. (1) विद्युत सामान व मरम्मत की दुकान पर 100 . 00 
( 2) रेडियो टी0वी0 मरम्मत की बिक्री की 100 . 00 ( 2) रेडियो टी0वी0 मरम्मत की बिक्री की 200.00 
दुकान पर 

दुकान पर 
(3) घड़ी साज की दुकान पर 70. 00 ( 3 ) घड़ी साज की दुकान पर 

100 .00 
25. गोली बारूद की दुकान 100. 00 25. गोली बारूद की दुकान 

200 . 00 
26 . (1) बिना मशीन की इमारती लकड़ी के 200. 00 26 . (1) बिना मशीन की इमारती लकड़ी के 200 . 00 
फर्नीचर की दुकान पर 

फर्नीचर की दुकान पर 
( 2 ) मशीन से निर्मित फर्नीचर की दुकान पर 200. 00 ( 2 ) मशीन से निर्मित फर्नीचर की दुकान पर 200 . 00 


50 . 00 


100. 00 


10 


उत्तराखण्ड गजट, 09 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 18 , 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


1 


6 


27 . (1) प्रिटिंग प्रेस 1 से 5 हार्स पॉवर तक 100. 00 

( 2) प्रिटिंग प्रेस 5 हार्स पॉवर से अधिक 150.00 
28 . (1 ) कताई , बुनाई लघु उद्योग 

60 .00 
( 2) हाथ करघा उद्योग पर 

30 . 00 
( 3) सरिया , लोहा पिण्ड निर्माण , स्टील 2000 .00 

लोहे का बल्ब तथा अन्य प्रकार की 
धातुओं के निर्माण उद्योग जहां 1 से 

10 व्यक्ति कार्य करते हों 
( 4) सरिया , सीमेंट, विद्युत आदि उपकरण 2000 . 00 

तथा अन्य धातु से निर्माण कार्य जहां 

पर 10 से 20 व्यक्ति कार्यरत हों 
(5 ) लोहे उपकरण निर्माण बल्ब , कांच 2000.00 

तथा विद्युत उपकरण सोडा बाहर बर्फ 
व्यवसाय एवं अन्य किसी भी प्रकार 
का उद्योग जहां पर 50 से अधिक 

व्यक्ति हों 
29 . (1) सिनेमाघर तथा सर्कस पर 

500. 00 
( 2 ) प्रत्येक बी0डी0ओ0 सैट के मनोरंजन 200 . 00 

गृह पर / डिस्क पर 
( 3) दलाल, कमीशन, ऐजेन्ट तथा इस प्रकार 200 . 00 

के अन्य व्यवसाय पर 
(4) तुल्वा, पल्लेदार का कार्य पर 

20 . 00 
30. ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय पर 

(1) फेरी व्यवसायकर्ता (कपड़ा पर ) 40 .00 
( 2) फेरी व्यवसायकर्ता (बर्तन पर ) 50 . 00 
( 3) फेरी व्यवसायकर्ता ( चूड़ी आदि पर) 30 .00 
( 4 ) व्यवसाय ऊन, साल, पंखी, रेडीमेट 40. 00 

कपड़ों पर 


27 . (1) प्रिटिंग प्रेस 1 से 5 हार्स पॉवर तक 200.00 

(2) प्रिटिंग प्रेस 5 हार्स पॉवर से अधिक 300. 00 
__ 28 . (1) कताई , बुनाई लघु उद्योग 

150 .00 
( 2) हाथ करघा उद्योग पर 

100.00 
( 3) सरिया, लोहा पिण्ड निर्माण , स्टील 5000 .00 

लोहे का बल्ब तथा अन्य प्रकार की 
धातुओं के निर्माण उद्योग जहां 1 से 

10 व्यक्ति कार्य करते हों 
(4) सरिया , सीमेंट, विद्युत आदि उपकरण 5000. 00 

तथा अन्य धातु से निर्माण कार्य जहां 

पर 10 से 20 व्यक्ति कार्यरत हों 
( 5) लोहे उपकरण निर्माण बल्ब, कांच 3000. 00 

तथा विद्युत उपकरण सोडा बाहर बर्फ 
व्यवसाय एवं अन्य किसी भी प्रकार 
का उद्योग जहां पर 50 से अधिक 
व्यक्ति हों 


29. (1 ) सिनेमाघर तथा सर्कस पर 

1000. 00 
( 2) प्रत्येक बी0डी0ओ0 सैट के मनोरंजन 450.00 

गृह पर / डिस्क पर 
( 3 ) दलाल, कमीशन, ऐजेन्ट तथा इस प्रकार 500 .00 

के अन्य व्यवसाय पर 
( 4 ) तुल्वा, पल्लेदार का कार्य पर 

50 . 00 


30 . ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी व्यवसाय पर 

(1) फेरी व्यवसायकर्ता ( कपड़ा पर ) 300. 00 
( 2) फेरी व्यवसायकर्ता ( बर्तन पर ) 400 .00 
( 3) फेरी व्यवसायकर्ता ( चूड़ी आदि पर ) 250 . 00 
( 4 ) व्यवसाय ऊन, साल , पंखी, रेडीमेट 500 .00 

कपड़ों पर 
(5) कबाड़ ( पुराना) सामान की फेरी पर 400. 00 
31. (1) बूचड़ व्यवसाय मांस विक्रेता पर 500. 00 
( 2) मछली व्यवसाय पर 

250 . 00 
32 . (1) टेलर मास्टर, जो अकेला कार्य करता हो 50 . 00 
(2) टेलर मास्टर , जिसकी दुकान पर 3 तक 150.00 

कारीगर काम करते हों 
(3) टेलर मास्टर , जिसकी दुकान पर 3 से 300 . 00 

अधिक कारीगर कार्य करते हों 


31. (1 ) बूचड़ व्यवसाय मांस विक्रेता पर 250 . 00 
(2 ) मछली व्यवसाय पर 

50 .00 
32 . (1) टेलर मास्टर , जो अकेला कार्य करता हो 20 .00 
( 2) टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 तक 100.00 

कारीगर काम करते हों 
(3) टेलर मास्टर, जिसकी दुकान पर 3 से 150. 00 

अधिक कारीगर कार्य करते हों । 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


20 . 00 


ज 


पर 


1 2 

3 
33. ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले दैनिक 

अथवा पाक्षिक मेलों अथवा उत्सवों 
में व्यवसायकर्ताओं पर : 
(1) चाय की दुकान पर 

30 . 00 
( 2) श्रृंगार एवं चूड़ी आदि की दुकान पर 30.00 
(3) साल, साफे कपड़े आदि की दुकान पर 30. 00 
( 4) सोंडा वाटर, आइस्क्रीम , गुब्बारे, खिलौने 15. 00 
___ आदि की दुकान पर 
(5 ) ची छोटी पर 

30 .00 
( 6 ) सर्कस आदि पर 

100. 00 
(7) ची बड़ी पर 

60 . 00 
34. (1) ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने वाले छोटे 20.00 

खच्चरों एवं गधों पर 
( 2) घोड़ें , खच्चरों आदि बेचे जाने के 

व्यवसाय पर 
35. (1) पॉवर / डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर 100.00 

तक 
( 2) पॉवर / डीजल चक्की 10 हार्स 150 .00 

पॉवर से अधिक पर 
( 3) पॉवर / डीजल चक्की , जिसमें आटा, 200.00 

धान, कोल्हू, रूई , आरा मशीन 

का कार्य 
( 4 ) घराट जो पानी से चलता हो 

15. 00 
36. जनपद टिहरी गढ़वाल में सरकारी, 400 .00 

अर्द्धसरकारी विभागों , निगम , निगम / 
उपक्रमों में सभी प्रकार के ठेकेदारी 

व्यवसाय पर 
37 . बेकरी उद्योग जहां बिस्कुट आदि बनते / 

उत्पादित होते हैं : 
(1 ) जिसका उत्पादन बिक्री 5 कुन्तल 500 .00 

बड़े या उससे अधिक प्रतिमाह हो 
( 2 ) जिसका मासिक उत्पादन 2 से 5 250. 00 

कुन्तल होता हो 
(3) जिसका उत्पादन 2 कुन्तल से कम हो 150.00 
38. मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री / उद्योग पर : 
(1 ) जहां एक कुन्तल या उससे अधिक 400. 00 

उत्पादन / बिक्री प्रतिमाह होता हो 
( 2) जहां एक कुन्तल तक उत्पादन / बिक्री 250.00 

प्रतिमाह होता है 
( 3) जहां एक कुन्तल से 10 किलों तक 100 . 00 

का उत्पादन प्रतिमाह होता है 


4 

5 
33. ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले दैनिक 

अथवा पाक्षिक मेलों अथवा उत्सवों 
में व्यवसायकर्ताओं पर : 
(1) चाय की दुकान पर 

50. 00 
( 2 ) श्रृंगार एवं चूड़ी आदि की दुकान पर 100 . 00 
( 3) साल , साफे कपड़े आदि की दुकान पर 100 .00 
(4 ) सोंड़ा वाटर, आइस्क्रीम , गुब्बारे , खिलौने 50 . 00 
___ आदि की दुकान पर 
( 5) ची छोटी पर 

80 . 00 
( 6 ) सर्कस आदि पर 

150 . 00 
( 7) ची बड़ी पर 

120 . 00 
34 . (1 ) ग्रामीण क्षेत्रों में माल ढोने वाले छोटे 50. 00 

__ खच्चरों एवं गधों पर 
( 2) घोड़ें , खच्चरों आदि बेचे जाने के 100 . 00 

व्यवसाय पर 
35 . (1) पॉवर / डीजल चक्की 10 हार्स पॉवर 150.00 

तक 
( 2 ) पॉवर / डीजल चक्की 10 हार्स 200 . 00 

पॉवर से अधिक पर 
(3) पॉवर / डीजल चक्की, जिसमें आटा, 250. 00 

धान , कोल्हू, रूई , आरा मशीन 

का कार्य 
(4) घराट जो पानी से चलता हो 

50 . 00 
36. जनपद टिहरी गढ़वाल में सरकारी, 2000. 00 

अर्द्धसरकारी विभागों , निगम , निगम / 1000 . 00 
उपक्रमों में सभी प्रकार के ठेकेदारी 500. 00 

व्यवसाय पर 
37. बेकरी उद्योग जहां बिस्कुट आदि बनते / 

उत्पादित होते हैं : 
( 1 ) जिसका मासिक उत्पादन 2 से 500. 00 

5 कुन्तल होता हो 
( 2) जिसका उत्पादन बिक्री 5 कुन्तल 1000 .00 

बड़े या उससे अधिक प्रतिमाह हो 
(3) जिसका उत्पादन 2 कुन्तल से कम हो 200. 00 
38. मोमबत्ती बनाने की फैक्ट्री / उद्योग पर : 
(1 ) जहां एक कुन्तल या उससे अधिक 500. 00 

उत्पादन / बिक्री प्रतिमाह होता हो 
( 2) जहां एक कुन्तल तक उत्पादन / बिक्री 300.00 

प्रतिमाह होता है 
( 3) जहां एक कुन्तल से 10 किलो तक 150 . 00 

का उत्पादन प्रतिमाह होता है 


42 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 18 , 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


2 


5 


400. 00 


500 . 00 


39. धूप अगरबत्ती / खुशबुदार आदि 

वस्तुओं के निर्माण के उद्योग पर : 
( 1) जहां 50 किलो तक उत्पादन / 

बिक्री या उससे अधिक प्रतिमाह 

उत्पादन हो 
( 2 ) जहां 20 किलो तक उत्पादन / 

बिक्री प्रतिमाह होती हो 
( 3 ) जहां 5 किलो तक प्रति माह 

उत्पादन / बिक्री प्रतिमाह होता हो 
40 . ( 1 ) फर्म , कम्पनी, फैक्ट्री आदि पर : 


200 . 00 


300 . 00 


100 .00 


150 .00 


1, 000. 00 


2 ,000. 00 


1, 000.00 


39. धूप अगरबत्ती / खुशबुदार आदि 

वस्तुओं के निर्माण के उद्योग पर : 
( 1) जहां 50 किलो तक उत्पादन / 
बिक्री या उससे अधिक प्रतिमाह 

उत्पादन हो 
( 2) जहां 20 किलो तक उत्पादन / 

बिक्री प्रतिमाह होती हों 
( 3 ) जहां 5 किलो तक प्रति माह 

उत्पादन / बिक्री प्रतिमाह होता हो 
40. क्वारी : 

(1) (क ) छोटी क्वारी 
__ ( ख ) बड़ी क्वारी 
( 2) फर्म , कम्पनी, फैक्ट्री आदि पर : 
( क ) 1.00 लाख से 20. 00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ख ) 20.00 लाख से 30. 00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ग ) 30.00 लाख से 50.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( घ ) 50. 00 लाख से 80.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ङ) 1.00 करोड़ से अधिक 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
41 . टूरिस्ट हर्टस (टेंट) : 

1. 1 से 10 तक 
2. 10 से 20 तक 
3. 20 से अधिक 


1,500. 00 


1,500.00 


2,000. 00 


2,000. 00 


( क ) 1.00 लाख से 20.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ख ) 20.00 लाख से 30.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ग) 30. 00 लाख से 50.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
50 . 00 लाख से 80.00 लाख 

वार्षिक टर्न ओवर पर 
( ङ) 1. 00 करोड़ से अधिक 

वार्षिक टर्न ओवर पर 


2,500 . 00 


5 ,000. 00 


6 ,000 .00 


8 , 000 . 00 


10 , 000 .00 


2,000 .00 
3 ,000 .00 
5,000.00 


42. रज्जू मार्ग ( रोपवे) 


2, 000. 00 


1 , 000 . 00 


43 . पशु विक्रेता व्यवसाय ठेकेदारी 

लाईसेन्स शुल्क ( भैंस, गधा, बैल , 
खच्चर , सुअर, गाय, बकरी आदि 
किसी भी पशु व्यापार पर 


44. क्रेशर प्लांट : 

1. लघु प्लांट ( छोटा हुड ) 
2. मध्यम प्लांट ( मध्यम हुड ) 
3. बड़े प्लांट ( बड़ा हुड ) 


1, 000. 00 
1 , 500 . 00 


5 , 000 . 00 


भाग 3] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई० (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


13 


2 ,000 . 00 


45 . 1. छोटी - छोटी झील पर नौका 

बिहार के ठेकेदारों पर । 
2. बड़ी झील / भागीरथी पर नौका 

बिहार के ठेकेदार पर 
46. गैस एजेन्सी पर 


10, 000 .00 


1 , 500 . 00 


500 . 00 


47. प्राईवेट स्कूल पर : 

1. 1 से 5 तक 
2. 6 से 8 तक 
3. 9 से 12 तक 
4. उच्च संस्थानों पर 
5. प्राविधिक शिक्षा संस्थान 


1, 000 . 00 
2, 000. 00 
3,000. 00 


5 ,000. 00 


1 ,500 . 00 


48. ट्रस्ट / आश्रम पर 
49. कन्फैक्सनर्स की दुकान पर 


200 . 00 


शास्ति 


उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम , 1961 की धारा 240 के प्रयोग करते हुए जिला पंचायत , 
टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता 

को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ₹ 1000. 00 ( एक हजार रुपये ) अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष 
सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा तो ₹ 50. 00 (पचास रुपये ) प्रतिदिन की दर 
से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन मास का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है । 


ह0 ( अस्पष्ट ) 


अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , टिहरी गढ़वाल । 


पी०एस०यू० ( आर0ई0) 10 हिन्दी गजट / 154 - भाग 3 - 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012 - 14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जनवरी, 2013 ई0 (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय, नगर निगम, हल्द्वानी, काठगोदाम 


19 जनवरी , 2013 ई० 


विज्ञप्ति सं0 1589 - नगर निगम, हल्द्वानी, काठगोदाम, अपने वर्तमान तहबाजारी उपनियम जो विज्ञप्ति संख्या 
1049 / टैक्स, दिनांक 8 मार्च, 1996 को प्रकाशित किये गये थे , में निम्नलिखित उपनियम जो कि स्तम्भ - 2 में उल्लेखित 
है , को स्तम्भ - 3 में उल्लेखित उपनियमों से संशोधित करती है । 


स्तम्भ - 2 


स्तम्भ - 3 


सर्व 


उपनियम - 9 

तहबाजारी की दरें : 
कोई भी व्यक्ति अस्थाई रूप से डैक्स लगाने हेतु समस्त व्यवसाय हेतु जिसमें खुली भूमि पर डैस्क 
निर्धारित पैमाईश से अधिक भूमि का अभिधारण नहीं रहेगा । रखने, ठेला, रेडीगाड़ी, नौटंकी मेला, सामियाना, थियेटर , 
उपनियम - 12 

सर्कस, नुमाईस , बढ़ई मैकेनिक , ट्रक, बस , टैक्सी, कार , 
जब तक की नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से टैम्प आदि तथा भैंसा, घोडा, खच्चर, गाय आदि 
लिखित अनुमति ना ले ली गई हो , कोई भी व्यक्ति विक्रय हेत प्रदर्शित करते हैं , से ₹ 25 (पच्चीस रुपये ) 
नगरपालिका, हल्द्वानी, काठगोदाम की सीमा के अन्तर्गत (6x3) = 18 व0 फीट का प्रतिदिन देय होगा । जगह अधिक 
किसी भी स्थान पर अस्थाई डैक्स नहीं रखेगा । पहले से लगे होने पर दरें प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वसली जायेगी । 
अस्थाई डैक्स / डेस्कों के लिए भी इन संशोधनों की स्वीकृति । 

नोट - उक्त तहबाजारी की दरें समस्त नगर क्षेत्र में लागू 
के एक महीने के अन्दर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । 

होगी । जिस हेतु अनुमति नगर निगम के मुख्य 
तहबाजारी दरों की सूची : 

नगर अधिकारी / उप नगर अधिकारी / सहायक 
____ 1. व्यवसायिक उद्देश्य से अस्थाई रूप से डैक्स 

नगर अधिकारी द्वारा दी जायेगी । अनुमति बिना किसी 
रखने अथवा खुली भूमि के अभिधारण पैमाईशी 2 मी0X2 मी0 = 

सूचना के निरस्त भी की जा सकती है । तहबाजारी 
4 वर्ग मीटर या उनके किसी भाग पर प्रतिदन ₹ 1. 00 | 

नियमित रूप से न देने पर ₹ 1,000 तक दण्ड देय 
2. व्यवसायिक उद्देश्य से अस्थाई रूप से डैस्क रखने 

होगा । तहबाजारी नगर निगम के कर्मचारी या ठेके 
अथवा खुली भूमि का अभिधारण पैमाईशी 2.5 मी0x25 - 6 व०मी० 
या 4 वर्ग मी0 के ऊपर इसके किसी भाग पर ₹ 2.00 प्रतिदिन । 

के माध्यम से वसूल की जायेगी । 


21 - ट 


22 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई० ( फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


स्तम्भ - 3 


स्तम्भ - 2 
नोट - 1 व्यवसायिक उद्देश्य से अस्थाई रूप से डैस्क 

रखने अथवा खुली भूमि का अभिधारण पैमाईशी 
6. 250 मी0 से अधिक भूमि के अभिधारण पर प्रत्येक 
वर्ग मीटर अथवा उसके किसी भाग के लिये 0. 25 रु0 
प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त तहबाजारी देय होगी । 

3. चार पहियों वाली रेडी या गाड़ी, जिस पर सामान 
विक्रय किया जाता है , प्रति रेडी या गाड़ी प्रतिदिन ₹ 3.00 । 

4. प्रत्येक प्रकार के सामान आलू, लाही, गुड़ , फल , 
सब्जियों , अनाज अथवा किराना आदि प्रति बैलगाड़ी प्रतिदिन 
₹ 1.00 । 

____ 5. प्रत्येक प्रकार के सामान आलू, लाही , गुड़ , फल , 
सब्जियों, अनाज अथवा किराना आदि प्रति टटू या गधा 
प्रतिदिन 0.50 रु0 । 

6. प्रत्येक प्रकार के सामान आलू , लाही, गुड़, फल, 
सब्जियों , अनाज अथवा किराना आदि प्रति सर बोझ 
प्रतिदिन 0.25 रु0 । 

7 . हिडौला या चर्खा प्रतिदिन ₹ 4.00 | 
8. वाईस्कोप , संगीत या नौटंकी प्रतिदिन ₹ 10.001 
9. सर्कस प्रतिदिन ₹ 10 .00 | 

10. प्रचारकों द्वारा जड़ी - बूटी व दवाओं की बिक्री 
प्रतिदिन ₹ 2. 001 

11. भाषणों द्वारा ग्राहकों को आमंत्रित कर (मजमा 
लगाकर वस्तुओं का विक्रय का व्यापार प्रतिदिन ₹ 2. 00 | 

12. नीलाम द्वारा वस्तुओं का विक्रय प्रतिदिन ₹ 2.00 । 

13. किसी मैकेनिक या बढ़ई के पास मरम्मत के लिये 
आई हुई ट्रक , बस आदि प्रतिदिन ₹ 2.00 ( तहबाजारी 
मैकेनिक या बढ़ई द्वारा देय होगी) । 
___ 14. किसी मैकेनिक या बढ़ई के पास मरम्मत के लिये 
आई हुई मोटर , कार, स्टेशन बेगन या इसी प्रकार के 
हल्के वाहन प्रतिदिन ₹ 1.00 । ( तहबाजारी मैकेनिक या 
बढ़ई द्वारा देय होगी) । 

15. टैक्सी, कार अथवा टैम्पू, जो पालिका द्वारा 
निर्धारित स्टैण्ड या नजूल भूमि पर खड़ी की गई हो , ₹ 3.00 
प्रतिदिन , यदि स्टैण्ड फीस न ली जाती हो । 

16. भैंसा, घोड़ा, खच्चर , गाय व बैल तथा अन्य बड़े पशु 
को विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर ₹ 100 प्रति पशु प्रतिदिन । 
___ 17. गधा, बछड़ा, पाड़ा, भेड़ , बकरी तथा अन्य छोटे 
पशु की विक्रय हेतु प्रदर्शित करने पर 0. 50 रु0 प्रति पशु 
प्रतिदिन । 


ह0 ( अस्पष्ट ) 

प्रशासक , 
नगर निगम हल्द्वानी, काठगोदाम । 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 मार्च, 2013 ई0 (फाल्गुन 18, 1934 शक सम्वत् ) 


23 


सूचना 
___ मेरे पुत्र गौतम अरोरा (GAUTAM ARORA) के स्कूल अभिलेखों में मेरा नाम रीतू अरोरा ( RITU ARORA) दर्ज 
है, जबकि मेरा वास्तविक नाम हरप्रीत अरोरा ( HARPREET ARORA ) है । अतः उसे सुधार कर हरप्रीत अरोरा 
( HARPREET ARORA) दर्ज किया , पढ़ा एवं समझा जाये । 


प्रार्थिनी , 


श्रीमती हरप्रीत अरोरा, 


पत्नी श्री राजेश अरोरा , 


निवासी - वार्ड नं0 8 , किच्छा , 


तह0 किच्छा, जिला - उधमसिंह नगर 


पी०एस०यू० ( आर0ई0) 10 हिन्दी गजट / 154 - भाग 8- 2013 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


